निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 7 मई 2014 


( सं० पटना 407 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 


27 मार्च 2014 


सं0 अ0सं0क 06-01/97- 691 — विभागीय अधिसूचना संख्या- 1199 दिनांक 07.08 . 2012 द्वारा पुर्नगठित बिहार राज्य 
अल्पसंख्यक आयोग का एक सदस्य श्रीमती रज़िया कामिल अंसारी, मो0- चौखंडी, नूरी मंजिल, पोस्ट- सासाराम, रोहतास का 
त्याग-पत्र दिनांक 14. 02. 2014 के पूर्वाह्न से बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा -5 ( क) के आलोक में 
स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

मो0 नईम अख्तर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 407 -571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic. in 


